सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

1 माघ 1936 ( श० ) 
संख्या 3 राँची, बुधवार 

21 जनवरी 2015 ( ई०) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 9 -18 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1- ख.- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी ., बी. ए, 
बी. एस. सी ., एम. ए.,एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम. बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन- एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1 ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग- 5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक . . 
पूरक अ 


। 


। 


। 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 21 जनवरी , 2 0 15 


भाग- 1 


नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्राशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


. . . . . . . . 


अधिसूचना 


13 जनवरी , 2015 


संख्या- 1/ एल0-302/ 2009 का . . 281 -- श्री एन0के0 मिश्र , भा . प्र. से. ( झाः86 ), प्रमण्डलीय 
आयुक्त , पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10, 11, 12, 13 , 15 एवं 20 के तहत दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 से 19 दिसम्बर, 2014 तक कुल 19 
( उन्नीस ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति घटनोत्तर रूप से दी जाती है । 


2. श्री मिश्र को दिनांक 29 नवम्बर , 2014 एवं 30 नवम्बर, 2014 के साप्ताहिक अवकाश को 
छुट्टी के प्रारम्भ में एवं दिनांक 20 दिसम्बर , 2014 एवं 21 दिसम्बर , 2014 के साप्ताहिक अवकाश 
को छुट्टी के अंत में उपभोग करने की अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ दी जाती है 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 21 जनवरी , 20 15 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 


5 जनवरी, 20 15 
संख्या . कार्मिक - 01/ 20 15 . 07.. वि0 स0 । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है कि निर्वाचन क्षेत्र सं0 - 06 ( महेशपुर ) से निर्वाचित सदस्य प्रो0 स्टीफन मराण्डी को 
संविधान के अनुच्छेद- 18 8 के आलोक मे दिनांक - 02 जनवरी 2015 को महामहिम राज्यपाल, 
झारखण्ड द्वारा राजभवन , राँची मे सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के रूप में शपथ दिलाई गई हैं | 

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से, 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


- . . . . . . . . . . . 


अधिसूचना 


26 दिसम्बर , 2014 


संख्या . कार्मिक- 14 / 2014 - 2747 .. वि0 स0 । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा WP(CD490 / 2005 
तथा WP CO 23 1/ 2 0 0 5 , दिनांक -10 जुलाई 2013 एवं प्रथमश्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी , 
गिरिडीह द्वारा जी0 आर0 संख्या - 6 5 1/ 2 0 0 3 , टी0 आर0 - संख्या 16 7 9 / 2 0 13 में दिनांक - 30 
नवम्बर ,2 0 13 को डीआईवाईई गए न्याय निर्णय के आलोक में श्री निज़ामुद्दीन अंसारी , स0 वि0 
स0 को भारत का संविधान के अनुच्छेद 19 3 के तहत दिनांक : 30 नवम्बर ,2 0 13 के भूतलक्षी 
प्रभाव से झारखण्ड विधान सभा की सदस्ता से नीरहित किया जाता है | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से, 

मिथिलेश कुमार मिश्र, 
संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


12 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 21 जनवरी, 2 0 15 


अधिसूचना 
____ 07 जनवरी, 20 15 


संख्या. 0 1स्था0 . 177 / 13 : 46 वि० स० । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है कि दिनांक- 07 जनवरी 2015 को झारखण्ड विधान सभा की सदन की बैठक मे श्री 
दिनेश उराँव, स0 वि0 स0 , झारखण्ड विधान सभाके अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उसी दिन पूर्वाह्न मे 
उन्होने अपना कार्यभार ग्रहण किया 

अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


अधिसूचना 

23 दिसम्बर, 2014 
संख्या - 1 स्था - 177 /13 - 4675--वि0 स0 | सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
किया जाता है कि अध्यक्ष, श्री शशांक शेखर भोक्ता ने दिनांक - 23 दिसम्बर , 2 0 14 के प्रभाव से भारत के 
संविधान के अनुच्छेद 179 ( ख) के प्रावधानों के अधीन अपने पद का त्याग कर दिया हैं | 

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह , 


प्रभारी सचिव , 


झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


कृषि एवं गन्ना विकास विभाग 

अधिसूचना 


20 जनवरी , 20 15 
अ0स0 -5/ कृ0वि0प0-11/2007 ..........2 13 -- कृ0, झारखंड कृषि उपज बाजार नियमावली , 2000 की 
धारा -13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की धारा-9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन इसे उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट उन शक्तियों के नामों को प्रकाशित करते हैं जो कृषि 


झारखण्ड गजट( साधारण ) , बुधवार , 21 जनवरी, 20 15 


13 


उत्पादन बाजार समिति , गुमला की द्वितीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में निर्वाचित / मनोनीत एवं 
नाम-निर्देशित हुए हैं , जैसा कि अनुसूची के स्तंभ- 3 एवं 4 में प्रत्येक के सामने अंकित है: 


नाम एवं पूरा पता 


पदनाम 


निर्वाचित / मनोनीत 
नाम-निर्देशित 


कृषक निर्वाचन क्षेत्र 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


श्री डोमा साहु , 

निर्विरोध निर्वाचित 
वल्द - स्व0 समल साहु, 

( कृ0नि0क्षे0सं0- 1 ) 
ग्राम + पो0 -करौंदी , थाना- गुमला , 

( सामान्य ) 
जिला- गुमला, झारखण्ड 
श्री महेश जयसवाल , 

निर्विरोध निर्वाचित 
पिता- श्री सीताराम जयसवाल , 

( कृ0नि0क्षे0सं0- 2 ) 
ग्राम - दतरा पो0-हर्रा, पंचायत - बेन्दोरा, थाना ( सामान्य ) 
चैनपुर , जिला- गुमला, झारखण्ड 
श्री जतरू नायक , 

निर्विरोधनिर्वाचित 
पिता- श्री बन्धु नायक , 

( कृ0नि0क्षे0सं0- 3 ) 
ग्राम - कोठी, पंचायत - मझगांव, पो0- नवाडीह , ( आरक्षित 
थाना- डुमरी, जिला - गुमला, झारखण्ड 

अनु0जाति ) 
श्री मुकेश उरांव , 

निर्विरोधनिर्वाचित 
पिता- श्री चरवा उरांव , 

( कृ0नि0क्षे0सं0 -4 ) 
ग्राम -नवडीहा, करंजटोली, पो0 - नवडीहा , थाना ( आरक्षित 
घाघरा , जिला- गुमला , झारखण्ड 

अनु0जनजाति ) 
श्री श्याम सुन्दर साहु , 

निर्विरोधनिर्वाचित 
पिता- स्व0 टीबरा साहु, 

( कृ0नि0क्षे0सं0 -5 ) 
ग्राम - घाघरा, पो0- नागफेनी, थाना-सिसई , ( सामान्य ) 
जिला- गुमला, झारखण्ड 
श्री मनिजर साहु , 

निर्विरोध निर्वाचित 
पिता- स्व0 लगनु साहु , 

( कृ0नि0क्षे0सं0- 6) 
ग्राम-बानाबुटू जोगोटोली, पो0-बानागुटू, थाना ( सामान्य ) 
बसिया, जिला- गुमला, झारखण्ड 
श्री लखन ओहदार , 

निर्विरोधनिर्वाचित 
पिता- श्री हरिहर ओहदार , 

( कृ0नि0क्षे0सं0 - 7 ) 
ग्राम - बड़कोईली, पंचायत +पो0- सालेगुटू, थाना- ( सामान्य ) 
कामडारा , जिला- गुमला, झारखण्ड 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 21 जनवरी , 20 15 


व्यापारीनिर्वाचन क्षेत्र 
श्री दिनेश कुमार अग्रवाल , 

निर्विरोध निर्वाचित 

सदस्य 
वल्द- श्री रामगोपाल अग्रवाल, पालकोट रोड ( व्या0नि0क्षे0सं0 - 1 ) 
| पो0 + थाना- गुमला, जिला- गुमला , झारखण्ड 
| श्री अनिल प्रसाद गुप्ता , 

निर्विरोध निर्वाचित 

सदस्य 
पिता- स्व0 रामचन्द्र साहु, सिसई रोड, गुमला , ( व्या0नि0क्षे0सं0- 2 ) 

पो0 + थाना - गुमला, जिला - गुमला, झारखण्ड 
( III) अनुमण्डल का अनुमण्डल पदाधिकारी जिसमें 

पदेन 

अध्यक्ष 
बाजार समिति का मुख्यालय अवस्थित हो । 

अनुमण्डल पदाधिकारी 
(IV) 

सरकारी सहयोग समिति निर्वाचन क्षेत्र 
रिक्त 

कोई सहकारी 

समिति 
अनुज्ञप्तिधारी नहीं 

है । 
| 2 रिक्त 

तथैव 
(V ) पणन सचिव, 

पदेन 

सदस्य सचिव 
कृषि उत्पादन बाजार समिति , गुमला 

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नाम निर्देशित 
श्री सुनील कुमार वर्मा, 

नाम निर्देशित 

सदस्य 
शाखा प्रबंधक , 

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गुमला 
( VII ) 

स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र 

रिक्त 

किसी व्यक्ति / सदस्य द्वारा 
नाम निर्देशन नहीं किया 

गया 
( VIII ) 

जिला परिषद द्वारा नाम निर्देशित 
श्री भैरव सिंह , 

निर्देशित 

सदस्य 
सदस्य, जिला परिषद , गुमला 
| (IX ) 

कृषि विभाग द्वारा नाम निर्देशित 
श्री नोवेल टोप्पो , 

निर्देशित 

सदस्य 
अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी , गुमला 

विधान सभा द्वारा नाम निर्देशित 
सदस्य , झारखण्ड विधानसभा , 

पदेन 

सदस्य 
गुमला, विधानसभा क्षेत्र 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुलसे बखला, 


( VI) . 


संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्रशासन ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 21 जनवरी , 2 0 15 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
19 जनवरी, 2015 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0-110/ 2014 का0- 414 / श्री सत्यनारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त AC 
amsd . Jute CBI . Caes राँची सम्प्रति अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत संख्या - 13 / वरीय 
नि० स०. 110/ 2 0 14 का०-4 14 । श्री सत्यनारायण प्रसाद, सेवानिवृत ACamjuteCBI 
Caes राँची संप्रति अध्यक्षस्थायी लोक अदालत, गोड्डा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, 
नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रेणी में नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रभार 
ग्रहण की तिथि से रू० 500/ -(पाँच सौ रूपये मात्र ) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री प्रसाद की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 13 मार्च, 2002 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 


19 जनवरी, 2015 


संख्या- 1/ विविध. 848 / 05 खंड का . . 437-- श्री कमल किशोर सोन , भा . प्र. से. ( झाः98 ), सचिव , 
परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10, 11 ,12,13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक 26 दिसम्बर , 2014 से 28 दिसम्बर, 2014 तक कुल 03 
( तीन ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति उनके वर्ष 2014 में आकस्मिक अवकाश देय नहीं 
रहने तथा दिनांक 27 दिसम्बर , 2014 एवं 28 दिसम्बर , 2014 को सभी कार्यालय खुल जाने से 
सम्बन्धित आदेश के आलोक में घटनोत्तर रूप से दी जाती है । 


16 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 21 जनवरी, 20 15 


2. श्री सोन को दिनांक 25 दिसम्बर , 2014 के राजपत्रित अवकाश को छुट्टी के प्रारम्भ में 
उपभोग करने की अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 


15 जनवरी , 2015 


सं0सं0-3/नि0सं0-09 -157/ 2014 का . 341-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री विमल , संयुक्त 
सचिव , मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 08 अप्रैल, 2005 से 06 जुलाई 
2005 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 


15 जनवरी , 2015 


सं0सं0-3/नि0सं0 - 09 -141/ 2014 का .. 354-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्रीमती शुभा 
अखौरी , उप सचिव , कल्याण विभाग, झारखंड , राँची का दिनांक 10 जून , 2003 से 09 नवम्बर , 2003 
तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 21 जनवरी , 20 15 


अधिसूचना 


15 जनवरी , 2015 


सं0सं0-3/नि0सं0- 09 -106 / 2014 का . 355 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री रविन्द्र कुमार 
सिंह, अपर समाहर्ता, गिरिडीह को दिनांक 02 सितम्बर , 2013 से 12 फरवरी, 2014 तक उपार्जित 
अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 
15 जनवरी, 2015 


सं0सं0-3/नि0सं0-09-146 / 2014 का . 356-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री राम करण राम , 
संयुक्त निदेशक ( प्रशासन ), सांख्यिकी निदेशालय , झारखंड , राँची का दिनांक 12 फरवरी, 2014 से 
29 . 09. 2014 तक असाधारण अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत स्वीकृत किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


18 


झारखण्ड गजट ( साधारण) , बुधवार , 21 जनवरी, 2 0 15 


अधिसूचना 
19 जनवरी, 2015 


संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0-23/ 2014 का0- 452 -- श्री बरुण कुमार मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश, घाटशिला को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 
2001 के नियम - 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि 
में प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से रू 500/ - (पाँच सौ रूपये मात्र ) के वेतन वृद्धि 
की स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री मिश्रा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 27 सितम्बर, 2012 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) - 3-- 50 | 


